SHOK 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 565 राँची, गुरुवार , 


18 जुलाई, 2019 (ई ०) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


आदेश 
3 अप्रैल , 2019 


संख्या- 6/ चारित्री-45/ 2017 का०- 2822-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के ऑनलाइन 
परफॉरमेंस मूल्यांकन प्रतिवेदन PAR तथा प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए अनुश्रवण एवं प्रबंधन हेतु 
निम्नलिखित पदाधिकारियों को PAR Manager के रूप में नामित किया जाता है । 

1. श्री अनिल कुमार सिन्हा , उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 
2. श्री प्रेम कुमार राय, अवर सचिव , कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


, 


सतेन्द्र सिंह , 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 565 -- 50 


